SHANT 


SARAM 


सत्यमेव जयते 


झारखण्ड गजट 

असाधारण अंक 
झारखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित 


14 भाद्र, 1940 ( श० ) 


संख्या- 867 


राँची, बुधवार 


5 सितम्बर, 2018 (ई०) 


कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग 


अधिसूचना 
30 जुलाई, 2018 


संख्या-13/न्या० नि० सं०- 142/ 2014 का० -5687 -- श्री चंदन , सचिव , जिला विधिक सेवा 
प्राधिकार , चतरा के द्वारा Ph D in Law की डिग्री प्राप्त कर नाम परिवर्तन के संबंध में अपनायी जाने 
वाली प्रक्रिया का अनुपालन पूरी करने के फलस्वरूप श्री चंदन के नाम के आगे डॉ० जोड़ने की 
स्वीकृति दी जाती है । अधिसूचना निर्गत की तिथि से श्री चंदन , डॉ॰चंदन कहे जा सकेगें | 


झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से 


चन्द्र भूषण प्रसाद, 
सरकार के उप सचिव । 


झारखण्ड राजकीय मुद्रणालय , राँची द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित , 

झारखण्ड गजट ( असाधारण ) 867 -- 50 


